रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/98 


REGD . NO . D . L. - 33004/ 98 


ALLATI 


मयपेयजपते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


KE SECARTANTANT 


भाग II - सड 3.. .-उप - खण्ड ( HI) 
PART II --- Section 3 - Sub -section ( iii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 170 ] 
No. 1700 


मई दिल्ली , बृहस्पतिवार , सितम्बर 3, 1998 / भाद्र 12, 1920 
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 1998 / BHADRA 12 , 1920 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - - -- - -- - - - - 


- 


- 


भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 3 सितम्बर , 1998 
आ . अ. 270 ( अ ). - दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम,1991 ( 1991 का 1 ) की धारा 38 की उप - धारा ( 2 ) के खण्ड ( ग ) के 
अनुसरण में , 1991 की जनगणना के संबंध में , जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के आधार पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्रों 
के परीसीमन के बारे में भारतनिर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है: 

___ आदेश 
यतः, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम, 19-21 की धारा 3 में यह प्रावधान है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा 
में कुल स्थानों की संख्या 70 होगी और यह कि राजधानी को 70 विधान सभानिर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभक्त किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र 
की जनसंख्या, नहाँ तक व्यवहार्य हो , सम्पूर्ण राजधानी में एक ही जैसी हो , और 

2. यतः, उक्त धारा 3 में और भी प्रावधान है कि विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों को इस प्रकार आक्षित किया जाएगा कि उनकी 
संख्या का विधान सभा के कुल स्थानों से यही अनुपास होगा जो कि राजधानी में अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या का राजधानी की कुल जनसंख्या से है , 
और 

3. यतः, उक्त धारा 3 के स्पष्टीकरण में यह भी प्रावधान किया गया था कि जहां जनसंख्या के ऐसे आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए थे वहां उक्त 
अधिनियम के अधीन प्रथम विधान सभा के गठन के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन से 1991 की जनगणना के संबंध में यथा - प्रकाशित जनसंख्या के अतिम 
आंकड़ों को राजधानी की जनसंख्या माना जाएगा, और 

4. यतः, इन उपबन्धों के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने उम्त अधिनियम के अधीन प्रथम विधान सभा के गठन के लिए 1991 की जनगणना 
के संबंध में यथा- प्रकाशित राजधानी की जनसंख्या के अतिम आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1992 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राप्य क्षेत्र में विधान सभानिर्वाचन 
क्षेत्रों को परिसीमित किया था , और 

5. यत :, 1991 की जनगणना के संबंध में दिल्ली राष्ट्रीय राष्पक्षेत्र का जनम के अंतिम आंकड़े अब प्रकाशित हो चुके हैं , और 

6. यतः, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र को द्वितीय विधान सभा के गठन के लिए साधारण निर्वाचन , सामान्यत: 13 दिसम्बर , 1998 को प्रथम 
विधान सभा की अवधि समाप्त होने से पूर्व किए जाने हैं , और 

7. यतः , इस प्रकार उक्त साधारण निर्वाचन से पूर्व 1991 की जनगणना के आधार पर राजधानी की अंतिम रूप से प्रकाशित जनसंख्या के आधार 
पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को और परिसीमित किया जाना अपेक्षित है । 

____ 8. यतः, ऊपर उल्लिखित धारा 3 की उप- धारा (3 ) की शर्त के अनुसार , अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या 
तेरह निकाली गई है, और 
2393 GI/ 98 


(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3( iii)] 


Tenn&no 


9. यतः , दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम,1991 की धारा 38 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन निर्वाचन आयोग जहां तक व्यवहार्य 
होगा सभीनिर्वाचन क्षेत्रों को इस प्रकार परिसीमित करेगा कि ऐसे निर्वाचन - क्षेत्रों में से , प्रत्येक की जनसंख्या और राजधानी की कुल संख्या का अनुपात वही 
रहेगा, और अनुसूचित जातियों के लिए जिन निर्वाचन क्षेत्रों में स्थान आरक्षित किए जाएंगे, वे जहां तक व्यवहार्य होगा, उन्हीं क्षेत्रों में स्थित होंगे जहां उनकी 
जनसंख्या का कुल जनसंख्या से अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होगा, और 

10. यतः दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में 70 विधान सभानिर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए निर्वाचन आयोग के प्रारूप प्रस्ताव को भारत 
के राजपत्र और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के राजपत्र में 10 जुलाई, 1998 को प्रकाशित किया गया था जिसमें प्रस्तावों के संबंध में आपत्तियां और 
सुझाव आमंत्रित किए गए थे और 30 जुलाई, 1998 को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था अब अथवा जिसके पश्चाप्त इसके द्वारा प्रस्तावों पर 
आगे विचार किया जाएगा, और 

11 . यतः , 30 जुलाई, 1998 की निर्धारित तिथि तक उक्त प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त प्रत्येक आपत्ति और सुझाव पर विचार किया गया है । 
12 . अत: अब भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनिश्चिय करता है : 
( क ) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के निर्वाचन हेतु, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र को जिन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों 

में विभक्त किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक निर्वाचन - क्षेत्र का विस्तार और वे निर्वाचन - क्षेत्र जिनमें अनुसूचित जातियों के लिए स्थान 

आरक्षित किए जाएंगे, ऐसे होंगे जैसा कि नीचे की सारणी में दिखाया गया है :--- 
( ख ) प्रत्येक निर्वाचन- क्षेत्र जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं , सारणी में कोष्ठकों और शब्दों " ( अ. आ. ) " द्वारा सुभिन्न 
किया गया है । 

सारणी 
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 

विस्तार 
क्रम संख्या और नाम 

2 
सरोजनी नगर 

विद्यमान विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र के समान ही 
गोल मार्केट 

- वही 
मिन्टो रोड़ 

- वही 
कस्तूरबा नगर 

- वही 
जंगपुरा 

- वही 
ओखला 

विद्यमान विधान सभानिर्वाचन-- क्षेत्र के समान ही किन्त डी . एम. सी . चार्ज सं . 100 के ब्लॉक 
103 से 107 को छोड़कर और डी. एम . सी . चार्ज सं. 110 के ब्लाक नं. 9 के निम्नलिखित क्षेत्र 
को मम्मिलित करते हुए: जी . बी . पंत पोलिटेक्निक ओखला टैंक , स्कूल हॉस्टल और इसके 
स्टाफ क्वार्टर्स नं.1 - 40 और इसके निकट 96 क्वार्टर्स क्यू सी इस भाग में टी हट्स 1 - 25 और 

टी शॉप्स 
कालकाजी 

विधमान विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र के समान ही 
मालवीय नगर 

- वही 
हौज खास 

- यही 
आर. के . पुरम 

- . वही 
दिल्ली कैन्टोनमैंट 

- वही 
जनकपुरी 

- वही 
हरी नगर 

-- वही 
तिलक नगर 

- वही 
राजौरी गाईन 

- वही 
मादी पुर ( अ. जा . ) 

- वही 
त्रि नगर 

- वही 
शहर बस्ती 

- यही -- 
शालीमार बाग 
बादली 

- वही 
साहिबाबाद दौलतपुर 

- वही 
बवाना ( अ. जा . ) 

- -- वही -- - 
सुल्तानपुर माजरा ( अ. जा . ) 

- वही 


- वही 


[ भाग 1 - खण्ड 3(iii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


। 


विद्यमान विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र के समान ही 
- वही 
--- बही 
- वही 
- वही 

वही 
- वही 
- वही 


। 


12 

मंगोलपुरी ( अ. जा . ) 
नांगलोई जाट 
विष्णु गार्डन 
हस्तसाल 
नजफगढ़ 
नसीरपुर 
पालम 
महिपालपुर 
महरौली 
साकेत 
डा . अम्बेडकर नगर ( अ. जा . ) 
तुगलकाबाद 
बदरपुर 


। 


। 


। 


- बाही 


। 


। 


- वही 
--- वाही -- . 

- वही 
विद्यमान विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र के समान ही किन्तु डी . एम . मी. चार्ज सं. 100 के ब्लाक नं . 
103 से 107 को सम्मिलित करते हुए और डी , एम. सी . चार्ज नं . 110 के ब्लाक न . १ के 
निम्नलिखित क्षेत्रों को छोड़कर : 
जी . श्री . पन्त पोलिटेक्नीक ओखलाटेंक, स्कूल, हास्टल और इसके स्टाफ क्वार्टर न. 1 - 40 

और इसके निकट 96 क्वार्ट क्यू . सी . 1 इस क्षेत्र में ही टी . हट्स 1 - 25 और टी. शाप्स 
विद्यमान विधान सभानिर्वाचन - क्षेत्र के समान ही 
विधमान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के समान ही किन्तु डी. एम. सी . चार्ज नं . 12 के स्लाक 
नं . 57 से 60 को सम्मिलित करते हुए । 
विधमान विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र के समान ही किन्तु डी. एम. सी . चार्ज नं . 12 के खलाक नं . 
से 60 को छोड़कर 
विद्यमान विधान सभा निर्वाचन- क्षेत्र के समान हो 

- बही 


37 . 


त्रिलोक पुरी ( अ. जा. ) 
पटपड़ गंज ( अ. जा. ) 


38 . 


39 


मंडावली 


40 . 


41. 


42 . 


42 


47 


गीता कालोनी 
गांधी मगर 
कृष्णा नगर 
विश्वास नगर 
शाहदरा 
सीमापुरी ( अ. जा . ) 
नन्द नगरी ( अ. जा . ) 
रोहतास मगर 
बाबरपुर 
मोलमपुर 
घोंडा 
यमुना विहार 
करावल नगर 
वजीरपुर 
नरेला ( अ. जा. ) 
भलस्वा जहांगीरपुर 


- वही 
- वही 
- वही 
- - वही 
- वही 
- वही 
- वही 
- वही 
- ग्राही 


51 . 


5 


वही 


55 . 


आदर्श नगर 
पहागज 


- वहीं 

- वही 
विद्यमान विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र के समान ही , किन्तु डी . एम. सी. चार्ज नं . 56 के टोंक नं 
54, 55 और 56 को सम्मिलित करते हुए 
विधमान विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र के समान ही 
विधमान विधान मभा निर्वाचन क्षेत्र के समान ही , किन्तु डी. एम . सी. चार्ज नं . 31 के ब्लॉक 
नं . 93 और 105 के निम्नलिखित क्षेत्रों को छोड़कर : 
म. नं . 8116 - 8131 , 8170 - 8192 , गली नं. 5, मुल्तानी ढान्डा , म. न. 8193 -~ 8205 . 
ब्लॉक नं . 105 , मुल्तानी ढांडा रोड, म . नं. 9284 - 9299 
विद्यमाम विधान सभानिर्वाचन - क्षेत्र के समान ही 


58 


मटिया महल 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARI II -SIC . 3 ( iii ) 


- 


- - - - - - - - 


- 


__ 1 
59. 


2 
बल्ली मारान 


60. 


चांदनी चौक 


61. 


तिमारपुर 


विद्यमान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के समान ही किन्तु डी. एम. मी . चार्ज नं. 34 के 
ब्लॉक नं, 9 और 14 के निम्नलिखित क्षेत्र को मम्मिलित करते हुए : 
ब्लॉक नं. १ : 
गली नाथन सिंह पहाड़ी धीरज , गली मोहन सिंह जाट म, नं . 4654 - 4657 
ब्लॉक नं . 14 : 
गली ब्राह्मण वाली, म. नं . 4973 - 5045 
विद्यमान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के समान ही किन्तु डी. एम . सी. चार्ज नं . 25 के ब्लॉक नं . 
2 और 3 के निम्नलिखित क्षेत्रों को छोड़कर : 
ब्लॉक नं. 2 : 
गली माता बाली, मंदिर सहित म . नं . 9223 - 9252 
ब्लॉक नं. ३ : 
गली माता बाली, म. नं. 9253 - 9275 और डी . एम . सी . चार्ज नं. 25 के ब्लॉक नं. 11 और 16 के 
निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए : 
ब्लॉक नं. 11 : 
गली वाली, गुरुद्वारा सहित म. नं . 9620 - 9648 , मोहल्ला इस्लाम गंज, म. नं. 9649 --9692, 
गली नीम वाली, म. नं . 9693 - 9715 
ब्लॉक सं. 16 
मोहल्ला नई मस्जिद, लाइब्रेरी रोड और इस्लाम गंज म. नं. 10180 - 10247 आजाद मार्किट शाप 
नं. 102, 200 लाइब्रेरी रोड मिल वाली गली म. नं. 10248 - 10258 , 
विद्यमान निर्वाचन क्षेत्र के समान हो किन्तु डी. एम. चार्ज नं . 56 के ब्लाक नं. 54, 55 और 56 
को छोड़कर 
विधमान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के समान हो 
विद्यमान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के समान हो किन्तु चार्ज सं. 27 के ब्लाक नं . 30 के 
निम्नलिखित क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए : 
ब्लाक नं. 30 
म . नं. 1610 से 1615 गुलाबी बाग दिल्ली प्रशासन क्वार्टर्स । 
विद्यमान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के समान ही किन्तु डी. एम. सी. चार्ज नं. 25 के ब्लाक नं. 2 और 
3 के निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए 
कलाक - 2 मन्दिर सहित गली माता वाली म . नं . 9223 - - 9252 
ब्लाक - 3 गली माता वाली, म . नं. 9253 - 9275 और डी. एम. सी. चार्ज नं . 25 के ब्लाक नं . 11 

और 16 के निम्नलिखित क्षेत्रों को छोड़ कर : -- 
ब्लाक - 11 गली मिल वाली, गुरुद्वारा सहित, म. नं . 9620 - 9648 मोहल्ला इस्लामगंज, म . नं . 
9649 -9693 , गली नीम वाली म. नं . 9693 - 9715 
ब्लाक - 16 मोहल्ला नई मस्जिद, लाइब्रेरी रोड व इस्लामगंज म . नं , 10180 - 10247 , आजाद 
मोहल्ला शाप नं . 102 - 200, लाइब्रेरी रोड़ मिल वाली गली म . नं . 10248 - 10258 और डी . 
एम. सी . चार्ज नं . 3 के ब्लाक न . 9 और 14 के निम्नलिखित क्षेत्रों को छोड़कर । 
ब्लाक - 9 गली नाथन सिंह पहाड़ी धीरज, गली मो सिंह जाट म. नं. 4654 - 4657 
बनाक - 14 गली ब्राहमण षाली म, नं. 4973 - 500 म , नं . 
ब्लाक 30 : 
म . नं . 1610 - 1615 गुलाबी बाग , दिल्ली प्रशासन क्वार्टर्स. 
विद्यमान विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्र के समान हो 

- वही 


माडल टाउन 


कमला नगर 


64. 


सदरबाजार 


65 . 


मोती नगर 
पटेल नगर 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ भाग 1 - खण्ड ( iii ) ] 
1 2 

राजेन्द्र नगर 
करोल बाग ( अ, जा. ) 
राम नगर ( अ . जा . ) 


- बही 


- वही 
विधमान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के समान ही किन्तु डी . एम . सी . चार्ज न . 31 के रमाक न . 13 

और 105 के निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए : 
ब्लाक १३ म . नं . 8116 - 8131, 8170 - 81 गली नं. 5 . मुलतानी दाड़ा. म. न. 8193 - 8205 
ब्लाक 105 मुल्तानी हांडा रोड म. नं . 92 - 9299 
विद्यमान विधान सभानिर्वाचन क्षेत्र के समान 


8 


70. 


बलजीत नगर ( अ . जा. ) 


टिप्पणी : -- 1 उपरोक्त मारणी में विद्यमान विधान सभा निर्वाचम - क्षेत्र " से तात्पर्य भारत के राजपत्र भाग - 2 खण्ड 3 में आ . अ. ११ ( ई ) 
के रूप में प्रकाशित 22 सितम्बर , 1992 की निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 282/ दिल्ली/ 92 द्वारा यथा परिसीमित उसो नाम का विधान 
सभानिर्वाचन क्षेत्र है । 

2. उपरोक्त सारणी में किसी चार्ज, व्लाक चार्ज, जनगणना कस्या और ग्राम के अंतर्गत सभी संदर्भ का उक्त क्षेत्र से अभिप्राय होगा जो 
उस जनगणना चार्ज, जनगणना बनाक , जनगणना कमया और ग्राम के अंतगर्त भारत की जनगणना 1991, सीरिज - 31 . दिल्ली - पार्ट - XII क व ख 
जिल्ला दिल्ली ग्राम प कस्बा डायरेक्टरी - ग्राम व कस्या अनुसार प्राथमिक जनगणना सार में जैसे अंकित हैं । इसके निदेशक , जनगणना प्रचालन , 
दिल्ली द्वारा दिसम्बर, 1993 में निकाली गई कुल जनसंख्या और अनुसूचित जाति की जनसंख्यादिखाई गई है । 
3 . एन. डी . एम. सी. मे तात्पर्य नई दिल्ली नगर समिति तथा डी . एम. सी . के अभिप्राय दिल्ली नगर निगम ( शहरी ) है । 

[ म, 281/दिल्ली/ 98 ] 

के , जे , राव , सचिव 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 

___ New Delhi, the 3rd Septeniber , 1998 
0 . N . 270 ( E) . --.In pursuancc of clausc ( c ) of sub - scction ( 2 ) of section 38 of the Government of National 
Capital Territory Delhi Act 1991 (No. 1 of 1992 ), the following Order made by the Election Commission of India in 
respect of the delimitation of assembly constituencies in the National Capital Territory of Delhi on the basis of final 
population figures in relation to the 1991 census, is hereby published : 

ORDER 
1 Whereas , Section 3 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act . 1991 provides that the 
total number of scats in the Legislative Assembly of the national Capital Territory of Delhi shall be 70 and that the 
Capital shall be divided into 70 assembly constituencies in such manner that the populalion of each of the constituencics 
shall , so far as practicable , be the same throughout the Capital; and 

2 . Whcreas , the said Section 3 further provides that the seats shall be so reserved for Scheduled Castes in the 
Legislative Assembly , that their number shall bear . as Incarly as may be. the same proportion to the total number of seats 
in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the Capitalbears to thc tolal population of the capital; and 

3 . Whereas, it was ſurther provided in the Explanation to the said Section 3 thai where such population 
ſigures had not been published , then , for the purposes of clections for the constitution of the first Legislative Assembly 
under the said Act, the provisional figures of the population of the Capital as published in relation to the 1991 census 
shall be deemed to be the population of the Capital; and 

4 Whereas, the Election Commission of India had, in accordance with these provisions, delimited the as 
scmbly constituencies in the National capital Territory of Delhi, in the year, 1992 , on tlic basis of the provisional 
ſigures of the population of the capital as published in relation to the 1991 Census, for constitution of the first Legisla 
tive Assembly under the said Act ; and 

5. Whereas, the final figures of the population of the National Capital Territory of Delhi in relation to the 
1991 Census are now published ; and 

6 . Whereas, general election to constitute the second Legislative assembly of the National Capital Territory 
of Delhi is normally due to be held before the expiration of duration of the first Legislative assembly on 13th December, 
19983; and 

7 . Whereas, before the said general election , the assembly constituencies in the National Capital Territory of 
Delhi are thus required to be further delimited on the basis of the finally published population ligures of the Capital on 
the basis of the 1991 Census , and 

8 . Whereas, the number of scats to be reserved for scheduled Castes in terms of sub -section (3 ) of section 3 . 
referred to above. works out to thirteen; and 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec . 3 ( iii ) 


9. Whereas, under sub - section ( 1 ) of section 38 of the Government of National Capital Territory of Delhi 
Act, 1991, the Election Commission , shall, delimit all constituencies, as far as practicable in such manner that the ratio 
between the population of each of such constituencies and the total population of the capital is the same, and constituen 
cies in which seats are reserved for scheduled castes shall , as far as practicable , be located in areas where the proportion 
of their population to the total population is comparatively large, and 

10 . Whereas, the draft proposals of the Election Commission for delimitation of the 70 assembly constituen 
cies in the National Capital Territory of Delhi were published in the Gazette of India and in the Gazette of National 
Capital Territory of Delhi on 10th July, 1998 inviting objections and suggestions in relation to the proposals and speci 
fying 30th July , 1998 on or after which the proposals would be further considered by it; and 

11. Whereas , every single objection and suggestion received in relation to the said proposals by the specified 
date of 30th July , 1998 has been considered . 

12 . Now , therefore , the Election Commission of India hereby determines as follows : 
(a ) The territorial Assembly constituencies into which the National Capital Territory of Delhi shall be divided for 
the purpose of elections to the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi and the Extent of each 
such constituency , and the constituencies in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes, shall be as shows in 
the TABLE hereunder: 
(b ) Every constituency in which seat is reserved for Scheduled Castes is shown in the TABLE distinguished by the 
brackets and the letters " ( SC )" 

TABLE 
Serial number and 

Extent 
name of the Assembly 
Constituency . 

1 2 
1. Sarojini Nagar 

Same as the existing Assembly 

Constituency . 
2 . Gole Market 
3. Minto Road 
4 . Kasturba Nagar 
5 . Jangpura 
6 . Okhla 

Same as the existing assembly 
constituency but excluding Block Nos. 103 
to 107 of DMC charge No. 100 and 
including the following area of Block No. 9 
of DMC charge No. 110 : G . B . Pant 
Polytechnic Okhla Tech . School, Hostel 
and its Staff Qr. Nos. 1 – 40 and 96 Qrs. QC 
near it . T Huts 1 – 25 and T -Shops in 

this portion 
7 . Kalkaji 

Şame as the existing assembly 

constituency . 
8 . Malviya Nagar 
9 . Hauz Khas 
10 . R . K . Puram 
11. Delhi Cantonment 
12 . Janak Puri 
13. Hari Nagar 
14 . Tilak Nagar 
15 . Rajouri Garden 
16 . Madipur (SC) 
17 . Tri Nagar 

Same as the existing Assembly 

Constituency , 
18 . Shakurbasti 


[ 471 11 — ug ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


12 


19 . Shalimar Bagh 
20 Badli 
21 . Sahibabad Daulatpur 
22 . Bawana (SC ) 
23. Sultanpur Majra (SC ) 
24 . Mangolpuri ( SC ) 
25 Nangloi Jat 
26 . Vishnu Garden 
27. Hasisal 
28 . Najaſgarh 
29 . Nasirpur 
30 . Palam 
31 Mahipalpur 
32 . Mchrauli 
33 Saket 

Dr Ambedkar Nagar ( SC ) 
35. Tuglakabad 
10 ). Badarpur 


37 . 


Trilokpurt ( SC ) 


Same as the existing Assembly Constituency 
Same as the existing Assembly Constituency 
but cxcluding Block Nos . 103 to 107 of DMC 
Charge No. 100 and excluding the following 
arca of Block No. 9 of DMC Charge No. 110 : 
G . B . Pant Polytechnic Oklla Tech , School, 
Hostel and its Staff Qr. Nos . 1 - 40 and 96 Qrs. 
QC near it. T Huts 1 -25 and T- Shops in 
this portion . 
Same as the existing Assembly 
Constituency , 
Same as the existing Assembly Constitucncy 
but including Block Nos, 57 to 60 of DMC 
Charge No 12 
Same as the existing Assembly Constitucncy 
but cxcluding Block Nos. 57 to 60 of DMC 
Charge No. 12 
Same as existing Assembly Constituency. 


38 . Patpar Ganj (SC ) 


39 Mandawali 


+ 


10 Geeta Colony 
+ 1. Gandhi Nagar 
12 . Krishna Nagar 
43 Vishwash Nagar 
44 Shaldara 
+ Seemapuri (SC ) 
16 Nand Nagari ( SC ) 
+ 7 Rohtas Nagar 
48 Babaгpur 
+ 9 Seelampur 
50 Ghonda 
31. Yamuna Vihar 
52 Qarawal Nagar 
53 Wazirpur 
54 Norcla (SC ) 
55 Bhalsua Jahangirpur 


Same as the existing Assembly Constituency 
but including Block Nos . 54 . 55 and 56 of DMC 
Charge No. 56 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part 11 - - Sec, 3 ( 111 )] 


1 2 
56 . Adarsh Nagar 
57 . Pahar Ganj 


58 . Matia Mahal 
59 . Balli Maran 


60 . Chandni Chowk 


Same as the existing Assembly Constituency . 
Same as tlic existing Assembly Constituency 
but excluding the following ill cil of Block 
Nos. 93 and 105 of DMC Charge No . 31 
Block - 93 ; 
H . Nos . 8116 - 8131, 8170 -8192, Gali No. 5, 
Multani Dhanda H . Nos. 8193 - 8205 . 
Block - 105 : 
Multani Dhanda Road H . Nos. 9284 - 9299. 
Same as the existing Assembly Constituency . 
Same as the existing Assembly Constituency , 
but including following area of Block Nos. 9 
and 14 of DMC Charge No. 34 . 
Block - 2 ; 
Gali Nathan Singh Pahari Dhiraj, 
Gali Mohan Singh Jat H . Nos. 4654 -4657. 
Block -14: 
Gali Brahman Wali 
House Nos, 4973 -5045 . 
Same as the existing Assembly Constituency 
but excluding the following area of block 
Nos. 2 and 3 of DMC Charge No. 25 : 
Block -2i 
Gali Mata Wali , H . Nos. 9223 - 9252 including 
Temple . 
Block - 3 
Gali Mata Wali, H . Nos. 9253 -9275 and 
including the following areas of Blocks 11 and 
16 of DMC Charge No . 25 . 
Block - 11: 
Gali Mill Wali , H . Nos . 9620 - 9648 including 
Gurudwara . Mohalla Islam Ganj, H . No. 9649 . 
9692 , Gali Neem Wali, 11. Nos. 9693 - 9715 . 
Block - 16 
Mohalla Nai Masjid , Library Road & Islam 
Ganj H . No . 10180 - 10247 , Azad Market Shops 
No. 102 - 200 , Library Road . Milli Wali Gali H .No. 
10248 - 10258 . 
Same as the existing Assembly Constituency 
but excluding Block Nos . 54 , 55 and 56 of 
DMC Charge No. 56 . 
Same as the existing Assembly Constituency . 
Same as the existing Assembly Constituency 
but including the following area of Block No . 
30 of Charge No. 27 
Block No . 30 .: 
House No. 1610 to 1615 Gulabi Bagh Delhi 
Administration Quarters 
Same as the existing Assembly Constituency 
but including the following areas of Block 
Nos. 2 and 3 of DMC Charge No. 25 : 


61. Timarpur 


62 . Model Town 
63. Kamla Nagar 


64. Sadar Bazar 


[ T I - 005 3 ( iii) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
1 _ 2 

Block - 2 : 
Gali Mata Wali, H . Nos. 9223 - 9252 including Tample. 
Block - 3 : 
Gali Mata Wali , H . Nos, 9253 - 9275 and 
excluding the following areas of Blocks 11 
and 16 of DMC Charge No. 25 . 
Block - 11 : 
Gali Mill Wali, H . Nos. 9620 - 9648 including 
Gurudwara. Mohalla Islam Ganj, H . No. 9649 
9692 , Gali Neem Wali, H . Nos. 9693 — 9715 . 
Block - 16 : 
Mohalla NaiMasjid , Library Road & Islam 
Ganj H . No. 10180 — 10247 , Azad Market Shops 
No . 102 - 200 , Library Road , Mill Wali Gali 
H . Nos. 10248 - - 10258 and also excluding 
following area of Block Nos. 9 and 14 of DMC 
Charge No. 34 . 
Block - 9 ; 
Gali Nathan Singh Pahari Dhiraj. 
Gali Mohan Singh Jat H . Nos, 4654 - - 4657 . 
Block - 14 : 
Gali Brahman Wali 
House Nos, 4973 - . .5045 and 
alse excluding the following area of Block No. 
30 of Charge No. 27 . 
Block No. 30 : 
House No. 1610 to 1615 Gulabi Bagh Delhi 

Adininiştration Quarters 
65. Moti Nagar 

Same as the existing Assembly Constituency . 
66 . Patel Nagar 

Same as the existing Assembly Constituency. 
67 . Rajinder Nagar 

Same as the existing Assembly Constituency . 
68 . Karol Bagh ( SC ) 

Same as the existing Assembly Constituency . 
69. Ram Nagar ( SC ) 

Same as the existing Assembly Constituency 
but excluding the following arca of Block Nos, 
93 and 105 of DMC Charge No. 31 
Block -93 : 
H . Nos. 8116 -- 8131, 8170 - 8192 , Gali No. 5 , 
MultaniDhanda , H , Nos. 8193 -- 8205 . 
Block - 105 : 

Multani Dhanda Road H . Nos. 9284 - 9299 . 
70 . Baljit Nagar ( SC ) 

Same as the existing Asseinbly Constituency . 
NOTES : - ( 1) In the above Table , the " existing Assembly Constituency " means the Assembly Constituency of the 
same name as delimited by the Election Commission of India vide Notification No. 282 /DL /92 , dated 22nd September, 
1992 , published as O . N . 99 (E ), in the Gazette of India , Extraordinary Part II, Section 3 ( iii ). 

(2 ) Any reference in the above Table to a Charge, Block , Census Town and Village shall be taken to mean the area 
comprised within that Census Charge, Census Block , Census Town and Village as indicated in " Census of India 1991, 
Series 31 , DELHI, Part XII A and B DISTRICT DELHI — Village and Town Directory - Village and Town -wisc 
Primary Census Abstract" showing total population and Scheduled Caste population , brought out by the Director of 
Census Operations, Delhi in December, 1993 . 

( 3 ) In the abovc Table , ‘NDMC stands for New DelhiMunicipal Committee and DMC stands for DelhiMunici 
pal Corporation (Urban ) . 

[No. 281 /DL/ 98 ] 

By Order, 

K . J. RAO , Secy . 
Printed by tho Manager , Govt. of India Pross , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publigations, Delhi- 110034 — 1998. 


23936198 


